रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3– Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 


GUVERESIMIE 


rammarANAAN 


HIFT ISix 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 87 ] 
No. 871 


नई दिल्ली , मंगलवार, फरवरी 13 , 2001 / माघ 24, 1922 
NEW DELHI, TUESDAY ,FEBRUARY 13, 2001/MAGHA 24 , 1922 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2001 
का . आ . 129 ( अ ). - केन्द्र सरकार की यह राय है कि 02 - 12 -- 2000 को उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के अंबाला - लुधियाना 
( सेक्शन ) पर डाउन फूडग्रेन्स स्पेशल के पटरी से उतरे हुए डिब्बों से 3005 अप हावड़ा- अमृतसर मेल के टकराने से हुई दुर्घटना के कारणों 
की जाँच करने के उद्देश्य से एक जाँच आयोग का गठन करना अनिवार्य है । 

2. अतः, अब जाँच आयोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 60 ) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 
एक जाँच आयोग का गठन करती है जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस. सगीर अहमद इस आयोग के 
एकमात्र सदस्य होंगे । 

3. उक्त आयोग निम्नलिखित जाँच करेगा : -- 
( क ) उक्त दुर्घटना के कारण ( कारणों ) की जाँच; 
( ख ) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति , यदि कोई हो/ हों, की जिम्मेदारी तय करना , और 

( ग ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपाय सुझाना । 

4. आगे, जाँच आयोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 60 ) के खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त खंड के उप - खंड ( 2 ), उपखंड ( 3 ) और उप - खंड ( 5 ) के सभी उपबंध उक्त जाँच आयोग पर लागू होंगे । 

5. उक्त आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा । 

6. इस दु: खद घटना की प्रकृति को देखते हुए उक्त आयोग कम से कम संभव समय में इसकी जाँच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट केन्द्र 
" सरकार की प्रस्तुत करेगा । 

[ सं. 2000/ई ( ओ ) II /1/9 ] 
धनंजय पति त्रिपाठी, सचिव 


134) Cl/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii)] 


Vh 


MINISTRY OFRAILWAYS 

(Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th February , 2001 
--Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of 
Inquiry for the purpose ofmaking an inquiry into the causes of the accident involving collision of 3005 Up Howrah - Amritsar 
Mailwith the derailed wapons of Down Foodgrain Special on the Ambala -Ludhiana Section of Northern Railway s Ambala 
Division on 2 - 12 -2000 . 

2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 
1952 ), the CentralGovernmenthereby appoints a Commission of Inquiry consisting ofMr. Justice ş. Saghir Ahmad , Retd . 
Judge of the SupremeCourt of India as its sole member . 

3. The said Commission of Inquiry shall 

(a ) make an inquiry into the cause ( s) of the accident; 
(b ) ascertain the responsibility of the person or persons, if any, responsible for the accident; and 

(c ) suggest safeguards for the prevention of accidents of similar nature in future . 

4. Further, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the 
CentralGovernment directs that all provisions of sub-section (2 ), sub -section ( 3) and sub -section (5 ) of the said section 
shall apply to the said Commission of inquiry . 

5. Theheadquarters of the said Commission will be at Delhi. 

6 . The said Cominission shall complete its inquiry and submit its report to the Contral Government within the 
shortest possible time keeping in view the nature of the tragedy . 


(No. 2000 / E (0 )|1/ 1/9 ] 
D .P. TRIPATHI, Secy . 


Printed by the Manager , Govt of Indian Press. Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


